निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा 

प्रकाशित 


10 माघ 1933 ( TO ) 
पटना, सोमवार , 30 जनवरी 2012 


( सं ० पटना 38 ) 


खान एवं भूतत्व विभाग 


अधिसूचनाएं 

27 जनवरी 2012 
सं 0 4/ बी 0 मु020-22/ 09-245/ एम 0 — बिहार लघु खनिज समनुदान नियमावली, 1972 के नियम 26 ( क ) द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये राज्य के अन्तर्गत स्थित विभिन्न क्षेत्रों में असैनिक निर्माण कार्य की स्थिति , जनसंख्या 
स्थिति , औद्योगिक निर्माण कार्य की स्थिति , शहरीकरण की अवस्था एवं औद्योगिक विकास की गति को ध्यान में रखते 
हुये बिहार के राज्यपाल के पूर्व की अधिसूचना एस 0 ओ 0 सं 0 27 , दिनांक 24 मार्च 2001 का संशोधन करते हैं एवं 
विभिन्न क्षेत्रों को श्रेणियों में विभाजित करते हुये प्रत्येक स्थायी चिमनी एवं बंगला ईंट भट्ठों के लिये ईंटों की संख्या और 
उस पर ईंट भट्ठा मालिकों / ईंट मिट्टी हटाने वालों द्वारा प्रति भट्ठा प्रति वर्ष राज्य सरकार को देय समेकित स्वामिस्व 
की राशि निर्धारित करते हैं जो निम्नलिखित तालिका में दिखाई गई है : 

तालिका 
क्रमांक क्षेत्र की | जिला का नाम तथा क्षेत्र क्षमता - स्तंभ 3 में दिखाये स्वामिस्व प्रति भट्ठा प्रति 
श्रेणी 

गये क्षेत्र में स्थित प्रति वर्ष देय स्वामिस्व की राशि 
स्थायी चिमनी अथवा जो स्तंभ 4 में निर्धारित ईंट 
बंगला ईंट भट्ठा के निर्मित की संख्या पर देय है ( रूपये 
इंट 

में ) 


2 


3 


4 


5 


1 


130500 / -रू 0 


, 


पटना , मुजफ्फरपुर , भागलपुर , 45 लाख ईंट 
गया , दरभंगा जिलों का शहरी 
क्षेत्र 
अन्य शहरी क्षेत्र 

35 लाख ईंट 


= 


2 


101500 / -रू 0 


2 


क्रमांक 


बिहार गजट ( असाधारण ), 30 जनवरी 2012 
क्षेत्र की | जिला का नाम तथा क्षेत्र क्षमता - स्तंभ 3 में दिखाये स्वामिस्व प्रति भट्ठा प्रति 
श्रेणी 

गये क्षेत्र में स्थित प्रति वर्ष देय स्वामिस्व की राशि 
स्थायी चिमनी अथवा जो स्तंभ 4 में निर्धारित ईंट 
बंगला ईंट भट्ठा के निर्मित की संख्या पर देय है ( रूपये 
ईंट 


में ) 


- 


2 


3 


4 


5 


3 


4 


बंगला भट्ठा 


2 . 


होगी । 


यथाः 


ग्रामीण क्षेत्र 

25 लाख ईंट 

72500/ -रू 0 
IV 

1 ( एक लाख ) ईंट 

4350 / -रू 0 
यह अधिसूचना निर्गत की तिथि से 

प्रवृत्त 
टिप्पणी |- समेकित स्वामिस्व का भुगतान दो किस्तों में किया जायेगा , 

(i) प्रथम किस्त - कुल देय स्वामिस्व राशि का 50 प्रतिशत भट्ठा आरंभ करने के पूर्व, तथा 
(ii ) द्वितीय किस्त :- कुल राशि का शेष 50 प्रतिशत 31 मार्च के पूर्व । 
(iii) भट्टेदारों द्वारा कुल देय स्वामिस्व का भुगतान अगर एक मुस्त कर दिया जाता है तो कुल भुगतेय 

स्वामिस्व पर 5 प्रतिशत की छूट दी जायेगी । 
टिप्पणी || - " शहरी क्षेत्र से अभिप्रेत किसी नगर निगम या नगरपालिका या अधिसूचित क्षेत्र समिति की स्थानीय सीमा 

के भीतर के क्षेत्रों से है और, यथास्थिति , उस नगर निगम या नगरपालिका या अधिसूचित क्षेत्र समिति 

की सीमा रेखा से चार किलोमीटर की बाहरी दूरी की भीतर पड़ने वाले क्षेत्र भी इसमें शामिल हैं । 
टिप्पणी III- अव्यवसायिक , व्यक्तिगत उपयोग हेतु बंगला भट्ठा में निर्मित ईंट / ईंट मिट्टी पर कोई स्वामिस्व भुगतेय नहीं 


होगा । 


बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

( ह 0) अस्पष्ट , 

सरकार के संयुक्त सचिव ।। 
27 जनवरी 2012 
सं 0 4/ बी 0 मु020-22/09-245/ एम 0 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके 
द्वारा प्रकाशित किया जाता है जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद -348 के खण्ड (3 ) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका 
प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

( हरू ) अस्पष्ट , 

सरकार के संयुक्त सचिव । 
The 27th January 2012 


No. 4 /B.Mu.20-22/09-245 /M — In exercise of the powers conferred by rule 26 ( A ) 
of the Bihar Minor Mineral Concession Rules , 1972 and having regard to position of 
Civil Construction , work position of Industrial Construction , position of situated 
population , position of Urbanisation and pace of industrial growth in different areas of 
the State , the Governor of Bihar is pleased to amend the previous notification S.O. No. 
27 , dated 24 March 2001 and reclassify such areas to determine the number of bricks per 
fixed kiln and Bangla Bhatta and consolidated amount of royalty to be paid thereon by 
brick kiln owner/brick earth remover per kiln per annum to the State Government for 


different areas as shown in the table below : 


1 


I 


ROER JGIC ( 31HTERUT ), 30 Ja 2012 

3 
TABLE 
Sl.No. Categories Name of district and Capacity- fixed Royalty- amount 
of area areas 

no . for the of royalty payable 
manufactured 

per kiln 

per annum 
bricks for fixed on number of 
kiln and Bangla brick fixed in 
Bhatta situated column 4 ( In 
in areas shown Rupees) 

in column 3 
2 3 

4 

5 
Urban areas of Patna , 45 lakhs bricks 130500 / 
Muzaffarpur, Bhagalpur, 
Gaya , Darbhanga 

districts 
2 II Other urban areas 

35 lakhs bricks 101500 / 
3 III Rural Areas 

25 lakh bricks 72500 / 
4 IV Bangla Bhatta 

1 (One lakh ) 4350 / 

bricks 
2. This notification will come in to force from date of issue . 
Note:- (I) Consolidated royalty shall be paid in two installments, namely: 

(i) First installment- 50 percent of the total payable royalty amount before 

commencement of kiln and 
( ii ) Second installment- Rest 50 percent of total amount before the 31st 

March . 
( iii) If the payment of total amount of payable royalty is made in one 

lumpsum by a kiln owner in the first installment itself , then 5 percent 

rebate shall be given on the total payable royalty . 
Note:- ( II ) “ Urban area” means the areas within the local limits of a Municipality or 

Municipal Corporation or Notified area Committee and also includes the area 
falling within 4 kms. outside the boundary limits of such Municipal 

Corporation or Municipality or Notified area Committee as the case may be ; 
Note:- (III ) No royalty shall be payable on bricks/brick earth manufactured in Bangla 
Bhatta for non - commercial, Personnel consumption . 

By order of the Governor of Bihar , 

Sd./- Illegible, 
Joint Secretary to Government. 


अधीक्षक, सचिवालय 

मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
PER JGTC (3THTERUT) 38-571 + 500 - Stococtol 

Website : http://egazette.bih.nic.in 


